पंजीकृत संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012--14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -15 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2014 ई० ( अग्रहायण 08, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या -48 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


... 


603-611 


1500 


471-482 


1500 


- 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 --एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ 


975 


975 


975 


- 


975 


975 


975 


-पत्र आदि 


--- 


1425 


603 - क 


604 


उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08 , 1936 


शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


भाग 1 


Emmtemmmmsr= 

---- 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान - नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग 

अधिसूचना 

17 जुलाई , 2014 ई ० 
संख्या 451 / XLIII (I)/ 14-20 (01 )/ 2014- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम , 2011 एवं उत्तराखण्ड 
सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 13(1 ) एवं धारा 15 के प्राविधानान्तर्गत प्राप्त शक्तियों 
के अधीन श्री राज्यपाल महोदय, श्री आलोक कुमार जैन को " उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग " के मुख्य 
आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं । 

यह नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 ( 3) के अधीन श्री जैन के शपथ ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी । 
श्री जैन द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण उक्त अधिनियम की धारा -15 (2 ) के अनुरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा 
से उनकी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के उपरान्त किया जा सकेगा । 

यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा -15(1 ) के अनुरूप श्री जैन के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक , जो भी पहले हो , के लिए होगी । 

मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार आयोग के वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते 
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम , 2011 की धारा -15 (5 ) के अनुरूप होंगी । 

राज्यपाल की आज्ञा से , 

सुभाष कुमार, 


2 . 


3 . 


4 . 


मुख्य सचिव । 


का नाम 


प्रशिक्षक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 

अधिसूचना 

25 अगस्त, 2014 ई ० 
संख्या 147 / पी ० एस० / ए ० सी ० एस० / 14- " सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 " ( 2005 का अधिनियम 
संख्या -22) की धारा -5 (1) एवं धारा -19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय 
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड शासन हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित 
सहायक लोक सूचना अधिकारी; लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी को अधिसूचित किये जाने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
लोक प्राधिकारी इकाई सहायक लोक सूचना लोक सूचना अधिकारी विभागीय अपीलीय 
अधिकारी 

अधिकारी 
प्रशिक्षण विभाग , अनुभाग अधिकारी प्रशिक्षण 

अनुसचिव , प्रशिक्षण विभाग , उपसचिव , प्रशिक्षण विभाग, 
उत्तराखण्ड शासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन 

उत्तराखण्ड शासन 
अपर सचिव तकनीकी शिक्षा की तैनाती होने तक अनुभाग अधिकारी तकनीकी शिक्षा ( अनुभाग -1 ) द्वारा लोक 
सूचना अधिकारी एवं उप सचिव तकनीकी शिक्षा द्वारा अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वाहन किया जायेगा । 

उपर्युक्त नामित किये गये सहायक लोक सूचना अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय 
अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्ण रूप 
से जिम्मेदार होंगे एवं इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन / भत्ता देय नहीं होगा । 
इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे । 

आज्ञा से , 
राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव । 


उत्तराखण्ड शासन 


2 . 


3 . 


4 . 


605 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2014 ई० ( अग्रहायण 08, 1936 शक सम्वत्) 

उद्यान एवं रेशम अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

19 सितम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 1833 / XVI - 1/06/ 1( 14 )/ 06-विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 03-09-2014 में की गई 
संस्तुति के आधार पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत प्रयोग एवं प्रशिक्षण शाखा के वनस्पति विज्ञान 
उप अनुभाग में श्रेणी -2 से श्रेणी -1 उपनिदेशक स्तर के पद वेतनमान ₹ 15600-39100 + ग्रेड पे ₹ 6600 के रिक्त 
पदों पर पदोन्नति प्रदान करते हुए निम्नलिखित कार्मिकों को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित 
स्थान पर श्रेणी -1 के वर्णित रिक्त पद सहित , तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 


क्र ० सं ० 


कार्मिक का नाम 


पदोन्नति के उपरान्त तैनाती 


अभ्युक्ति 


का स्थान 


1 . 


डा 0 भूपेन्द्र सिंह राणा 


विभाग में रिक्त पद के 


सापेक्ष 


फल एवं शाक - भाजी अभिजनक 
निदेशालय मुख्यालय, चौबटिया 
आनुवांशिक विज्ञानी, राजकीय 
उद्यान , काशीपुर 


2 . 


डा 0 बृजेश कुमार गुप्ता 


विभाग में रिक्त पद के 
सापेक्ष 


2 . 


उक्त कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 

सम्बन्धित कार्मिक तद्नुसार तैनाती स्थलों पर अपनी उपस्थिति सूचना प्रस्तुत कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक 
उद्यान एवं शासन को प्रस्तुत करेंगे । 


3 . 


आज्ञा से , 


डा ० रणबीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


संख्या 381 / XXVIII - 3-2014-84 /2010 


प्रेषक , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव , 


उत्तराखण्ड शासन । 


सेवा में , 


महानिदेशक , 
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , 

उत्तराखण्ड । 
चिकित्सा अनुभाग -3 

देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 ई ० 
विषय : 

चिकित्सा विभाग के एक्स - रे टैक्नीशियन के वेतनमान उच्चीकृत / संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में । 
महोदय , 

उपर्युक्त विषयक विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु 
प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या -185 / XXVII( 7) 40( 24 ) / 2014, 
दिनांक 28-07-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं 


। 


606 


उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


परिवार कल्याण विभाग में एक्स - रे टैक्नीशियन के पद का ग्रेड वेतन ₹ 4200 ( पी 0 बी0-2) के स्थान पर ग्रेड वेतन 
₹ 4600 (पी 0बी0-2/ ₹ 9300-34800 ) तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत / संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या -236 / XXVII (7) / 2014, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी 
सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं । 


3 . 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

अधिसूचना 

14 अक्टूबर , 2014 ई ० 
संख्या 4055 / X -1-2014-14(10)/ 2014- भारतीय वन सेवा ( संवर्ग) संशोधन नियमावली, 2014 के 
नियम -7 (1 ) एवं (5) व उक्त नियमों की अनुसूची के बिन्दु -1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वन 
सेवा ( उत्तराखण्ड संवर्ग ) के अधिकारियों की तैनाती / नियुक्ति हेतु शासन की अधिसूचना संख्या -401 / X- 1-2014 
14(10)/2014, दिनांक 19 मार्च, 2014 सपठित अधिसूचना संख्या -1017 / X- 1-2014-14(10)/2014, दिनांक 08 अगस्त , 
2014 द्वारा गठित “सिविल सेवा परिषद् ” को निम्नानुसार पुनर्गठित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं : 
(1 ) मुख्य सचिव , उत्तराखण्ड शासन 
( 2 ) अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन 
( 3) कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव 

सदस्य सचिव 
वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव 
(5) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून 

सिविल सेवा परिषद् के कार्य एवं दायित्व एवं उनके निष्पादन हेतु प्रक्रिया भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोधन 
नियमावली, 2014 के नियम -7(1) एवं (5) की अनुसूची के क्रमशः बिन्दु -2 एवं 3 के अनुसार होंगे । 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


2 . 


आज्ञा से , 
डा ० रणबीर सिंह, 

प्रमुख सचिव । 


सिंचाई अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

16 अक्टूबर, 2014 ई ० 
संख्या 2286 / 11-2014-01 (03)/ 2008 -सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता 
( यांत्रिक) से अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री बृजेन्द्र एवं श्री नवनीत कुमार शर्मा, 
अधिशासी अभियन्ता ( यांत्रिक) को अधीक्षण अभियन्ता ( यांत्रिक) ( वेतन बैण्ड ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 ) 
के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ 4 में एतद्द्वारा तैनात / पदस्थापित किया 
जाता है : 


2 . 


भाग 1 ] 


607 


उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर , 2014 ई० ( अग्रहायण 08, 1936 
अधिकारी का नाम 

वर्तमान तैनाती 


शक सम्वत् ) 

प्रस्तावित तैनाती 


क्र ० सं ० 


1 


2 


3 


4 


1 . 


प्रशिक्षण संस्थान , कालागढ़ 


सर्वश्री बृजेन्द्र 
सर्वश्री नवनीत कुमार शर्मा 


नलकूप मण्डल , हल्द्वानी 
नलकूप मण्डल, देहरादून 


2. 


नलकूप खण्ड, रुड़की 


3 . 


उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि 
पर रखा जायेगा । 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 


आज्ञा से , 
एम ० एच० खान, 
प्रमुख सचिव । 


परिवहन अनुभाग -1 

अधिसूचना 

20 अक्टूबर , 2014 ई ० 
संख्या 522 / ix-1/ 216( 2008 )/ 2014- अधिसूचना संख्या -120 / ix /2013/216/2008, दिनांक 05 फरवरी, 
2013 को निरस्त करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 ( अधिनियम संख्या -59, सन 88) की धारा -102 की उपधारा (1 ) 
के अधीन शक्ति का प्रयोग करके . श्री राज्यपाल महोदय अनुमोदित योजना में नीचे अनुसूची के स्तम्भ -3 में 
उल्लिखित सीमा तक , प्रत्येक के समक्ष उक्त अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अधिसूचित मार्गों के स्तम्भ में , 
लोकहित में उपान्तर करने का प्रस्ताव करते हैं और उसे उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड 
परिवहन निगम और प्रस्तावित उपान्तरों द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त यात्रियों की सूचना के लिये और उसे 
अभ्यावेदन यदि कोई हो , आमन्त्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित करते हैं । 

उत्तराखण्ड परिवहन निगम और अन्य कोई व्यक्ति , जिसका हित प्रस्तावित उपान्तर द्वारा प्रभावित होना 
सम्भाव्य है , अभ्यावेदन , यदि कोई हो , इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर 
प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को कर सकता है । 

इस प्रकार इस निमित प्राप्त अभ्यावेदनों की सुनवाई, सुनवाई प्राधिकारी श्री बृजेश कुमार संत, अपर सचिव 
परिवहन , उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 30-10-2014 को मध्यान्ह 12:00 बजे उनके उत्तराखण्ड सचिवालय, 
देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में की जायेगी । 

अनुसूची 


2 . 


3 . 


क्र ० सं ० 


अधिसूचित मार्ग का नाम जिसका उपान्तर प्रस्तावित है 
बहादराबाद - पिरान कलियर - रोशनाबाद - रुड़की 


1 . 


प्रस्तावित उपान्तर 
निजी क्षेत्र की मिनी बसों के 
संचालन हेतु 


आज्ञा से , 
एस 0 रामास्वामी . 
प्रमुख सचिव । 


608 


उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 शक सम्वत्) 

[भाग 1 
कार्मिक अनुभाग -1 

अधिसूचना 

विज्ञप्ति 

21 अक्टूबर, 2014 ई ० 
संख्या 1684 / XXX -1-14-1(2)/ 2001- श्री सुभाष कुमार, आई० ए ०एस० ( उत्तराखण्ड संवर्ग -1977 ), मुख्य सचिव, 
उत्तराखण्ड शासन द्वारा ऊर्जा विभाग में विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किये के निर्णय पर अपने 
पत्र दिनांक 21-10-2014 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 21-10-2014 के पूर्वान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 
स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है । 

राज्य सरकार द्वारा श्री सुभाष कुमार के अनुरोध पर विचार किया गया तथा अखिल भारतीय सेवायें 
( डेथ - कम -रिटायरमेंट बेनीफिट) नियमावली, 1958 के नियम 16(2) के परन्तुक के अन्तर्गत तीन माह के नोटिस की 
अनिवार्यता अवधि को शिथिल करते हुए श्री सुभाष कुमार , आई०ए ०एस ० ( उत्तराखण्ड संवर्ग-1977 ), मुख्य सचिव, 
उत्तराखण्ड शासन , अध्यक्ष उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम तथा अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को भारतीय प्रशासनिक सेवा से 
दिनांक 21-10-2014 के पूर्वान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है । 

राधा रतूड़ी, 


... 


2 . 


प्रमुख सचिव । 


श्रम एवं सेवायोजन विभाग 

विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

22 अगस्त, 2014 ई ० 
संख्या 784 / VIII/14-56( श्रम )/ 2001 - सचिव , लोक सेवा आयोग , उत्तराखण्ड, हरिद्वार के पत्र संख्या 
927 / 08 / डी 0 पी 0 सी 0 / ई0-1 / 2013-14, दि 0 18-03-2014 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर तात्कालिक प्रभाव 
से श्री उमेश चन्द्र राय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून को सहायक श्रम आयुक्त वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन 
₹ 5400 में रिक्त पद पर तात्कालिक प्रभाव से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए उन्हें सहायक श्रमायुक्त, ऋषिकेश 
के पद पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

श्री उमेश चन्द्र राय को उक्त पद पर 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा काल में रखा जाता है । 

यह पदोन्नति मा 0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या 751/2013(S/ S ) श्री एस ० सी ० आर्य बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले आदेश के अधीन होगी । 


2 . 


3 . 


आज्ञा से , 


आर0 के सुधांशु, 

सचिव । 


विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड 

( अधिष्ठान अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

30 सितम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 1253 / वि ० स० / 207 / अधि0 / 2002 –वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -2, भाग -2 से 4 के मूल नियम -56 (क ) 
में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत श्री भुवन चन्द्र, उप सचिव (लेखा), विधान सभा सचिवालय अधिवर्षता आयु पूर्ण करने 
के फलस्वरूप दिनांक 30-09-2014 के अपराह्न को सेवा निवृत्त हो गये । 


जगदीश चन्द्र , 

सचिव । 


609 


- 


भाग 1 ]] 

उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2014 ई ० (अग्रहायण 08 , 1936 शक सम्वत् ) 

सहकारिता, गन्ना चीनी अनुभाग-1 

आदेश / पदोन्नति 

21 अक्टूबर , 2014 ई ० 
संख्या 1111 / XIV- 1/ 2014-03( 54 )/ 2010- सहकारिता विभाग में सहायक निबन्धक के पद पर मौलिक रूप से 
नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निबन्धक, सहकारिता 
( वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 ) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

1. श्री अजय कुमार शर्मा 
2. श्रीमती ईरा उप्रेती 

उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उप निबन्धक , सहकारिता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष 
की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 
उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

आज्ञा से , 
मंजुल कुमार जोशी, 

सचिव । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

21 अक्टूबर , 2014 ई ० 
संख्या 2835 / XXXI(1)/ 2014- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसचिवों को 
नियमित चयनोपरान्त उप सचिव वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की 
तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए कॉलम संख्या -3 के अनुसार तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


नाम 


नवीन तैनाती स्थान 


1 


2 


1 . 


श्री गिरधर सिंह भाकुनी 
श्री विक्रम सिंह राणा 


3 
औद्योगिक विकास विभाग , संस्कृत शिक्षा विभाग 
मुख्यमंत्री कार्यालय सैनिक , कल्याण विभाग 


2. 


2 . 


3 . 


4 . 


. 


पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त दोनों अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

उप सचिव के पद पर पदोन्नत उल्लिखित दोनों अधिकारियों की प्रोन्नति मा ० लोक सेवा अधिकरण देहरादून में 
योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य व अन्य में योजित अन्य याचिकाओं 
में मा ० न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 

श्री विक्रम सिंह राणा की पदोन्नति उक्त प्रस्तर -3 के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य आवंटन / सेवा स्थानान्तरण के 
विरुद्ध मा 0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 49 / एस 0 बी 0 / 2011 में मा 0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम 
निर्णय के अधीन होगी । 

उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन है । भारत सरकार द्वारा 
राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित 
होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता 
के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


5 . 


610 


उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2014 ई० ( अग्रहायण 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

21 अक्टूबर , 2014 ई ० 
संख्या 2836 / XXXI( 1)/ 2014- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुभाग 
अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद पर 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए कॉलम संख्या -3 के अनुसार तैनात किये 
जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


| क्र ० सं ० 


नाम 


नवीन तैनाती स्थान 


1 


2 


3 


1 . 


सुश्री मिनी जोशी 
श्री जगजीवन प्रकाश बेरी 


लोक निर्माण विभाग 
औद्योगिक विकास विभाग 


2 . 


2 . 


3 . 


पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त दोनों कार्मिकों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

उक्त पदोन्नति मा ० लोक सेवा अधिकरण देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली 
व अन्य बनाम राज्य व अन्य में योजित अन्य याचिकाओं में मा ० न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 

उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन है । भारत सरकार 
द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ 0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य 
को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित 
होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


4 . 


आज्ञा से , 


पी 0 एस 0 जंगपांगी, 


सचिव । 


ऊर्जा अनुभाग -1 

अधिसूचना 

21 अक्टूबर , 2014 ई ० 
संख्या 01 / 1/2014-02(03)/ 20 / 2003 - विद्युत अधिनियम, 2003 ( अधिनियम संख्या - 36-2003) की धारा -180 
की उपधारा ( 2) के खण्ड ( घ ) और (ड ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या -385/1/ 2006 
02 (03)/20/ 2003, दिनांक 07-03-2006 द्वारा गठित " उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ( अध्यक्ष और सदस्यों के 
वेतन , भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते ) नियम , 2006 " के नियम -18 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 
श्री राज्यपाल महोदय, उक्त नियमावली के नियम -3( ज ) जिसमें कि राज्य सरकार चयन सूची के प्राप्त होने के 
दिनांक से 30 दिन के भीतर संस्तुत अभ्यर्थियों में गुणावगुण के अनुसार अवसर देते हुए संस्तुत अभ्यर्थी की 
अध्यक्ष और सदस्य पद पर नियुक्ति पत्र निर्गत कर राजपत्र में अधिसूचित करने का उल्लेख है , में 
उल्लिखित 30 दिन की अवधि को वर्ष 2014 में शिथिल करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


भाग 1 ]] 


उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


611 


कार्यालय ज्ञाप 


21 अक्टूबर , 2014 ई ० 
संख्या 02 / 1/ 2014-02(03)/ 20 / 2003 -विद्युत अधिनियम, 2003 ( अधिनियम संख्या - 36-2003 ) की धारा -82 
की उपधारा ( 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद के 
चयन हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर , श्री सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को 
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष 
की आयु पूर्ण करने तक , जो भी पहले हो , तक के लिए नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

श्री सुभाष कुमार की उक्त पद पर सेवा शर्ते " उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, 
भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2006 " के अन्तर्गत शासित होंगी । 


2 . 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार, 

सचिव । 


पी ० एस० यू ० ( आर० ई ०) 48 हिन्दी गजट / 698 – भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


. 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012--14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की , शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 

August/September 01, 2014 
No. 232 UHCIXIV - 57/ Admin.A/ 2012 -- Ms. Arti Saroha, the then 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , 
Udham Singh Nagar, presently posted as Additional Civil Judge ( Jr. Div.), Khatima, Udham Singh Nagar is 
hereby sanctioned medical leave for 08 days w.e.f. 17-06-2014 to 24-06-2014. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

September 17 , 2014 
No. 248/UHC /Admin.A / 2014 -- Sri Ashutosh Kumar Mishra , 1st Additional Civil Judge ( Sr. Div .), Dehradun 
is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun , vice SriKuldeep Sharma. 


NOTIFICATION 

September 17 , 2014 
No. 249 /UHC / Admin.A /2014 --Sri Dharmendra Kumar Singh , Civil Judge ( Sr. Div.)/Secretary, District 
Legal Services Authority, Dehradun is repatriated and posted as 1st Additional Civil Judge (Sr. Div .), Dehradun 
vice Sri Ashutosh Kumar Mishra . 


By Order of the Court, 

Sd/ 
D.P.GAIROLA, 
Registrar General. 


। 


471 - ख 


BARGUE TOC, 29 70 + , 2014 0 ( URUT 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


472 


[ TTT 1-4 


NOTIFICATION 


September 23 , 2014 
No. 250 UHC /XIV /31/Admin.A /2012 --Sri Sayed Gufran , 1st AdditionalCivil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 01-09-2014 to 12-09-2014 with permission 
to prefix 31-08-2014 as Sunday holiday and to suffix 13-09-2014 & 14-09-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays. 


NOTIFICATION 

September 23, 2014 
No. 251 UHC /XIV /28 /Admin.A /2012 --Ms. Ritika Semwal, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div .), Haldwani, 
DistrictNainital is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 25-08-2014 to 12-09-2014 with permission to 
suffix 13-09-2014 & 14-09-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


NOTIFICATION 

October 10 , 2014 
No.257 UHC /XIV /26 /Admin.A / 2008 --SriManindra Mohan Pandey, 1stAdditionalChief JudicialMagistrate, 
Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 15-09-2014 to 24-09-2014 with permission to prefix 
13-09-2014 & 14-09-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


NOTIFICATION 

October 10 , 2014 
No. 258 UHC /XIV /10/ Admin.A /2009--Smt. Gunjan Singh , Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby 
sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 17-09-2014 to 26-09-2014 . 


NOTIFICATION 

October 15 , 2014 
No. 259 UHCIXIV / 10 / Admin.A /2009 -- Smt. Gunjan Singh , Civil Judge (Jr. Div .), Dehradun is hereby 
sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 07-10-2014 to 16-10-2014 . 


: 


NOTIFICATION 

October 15 , 2014 
No. 260 UHCIXIV /95 /Admin.A /2003 --Mş. Kusum , Additional Judge, Family Court, Dehradun is hereby 
sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 22-09-2014 to 01-10-2014 with permission to prefix 21-09-2014 as 
Sunday holiday and to suffix 02-10-2014 as Gandhi Jayanti, 3-10-2014 & 04-10-2014 as Dussehra , 05-10-2014 as 
Sunday and 06-10-2014 as Idu l Zuha holidays . 


NOTIFICATION 

October 17, 2014 
No. 261 UHC /XIV /15 /Admin.A / 2009 -- SriBhavdeep Ravtey, Civil Judge ( Jr. Div .), Purola, DistrictUttarkashi 
is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 23-09-2014 to 01-10-2014 with permission to suffix 02-10-2014 
as Gandhi Jayanti,03-10-2014 & 04-10-2014 as Dussehra , 05-10-2014 as Sunday and 06-10-2014 as Idu Zuha 
holidays . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


473 


शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 


UTTARAKHAND STATE LEAGAL SERVICES AUTHORITY HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL 


NOTIFICATION 

September 17 , 2014 
No.709/ III -A -4 /SLSA /2014 -- In view of the powers conferred under Section -9 (3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987, Rule - 12 of the Uttaranchal State Legal Services Authority Rules , 2006 and pursuant to the 
recommendation of District Judge /Chairperson , DistrictLegal Services Authority, Champawat, Hon ble Executive 
Chairman , Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint Sri Man Mohan Singh , 
Chief JudicialMagistrate, Champawatas ex -officio Secretary, District Legal Services Authority, Champawat. 


NOTIFICATION 

September 18, 2014 
No.710/III - A- 5/ SLSA/ 2014 -- In view of the powers conferred under Section- 9( 3) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 and pursuant to the recommendation ofHon ble High Court of Uttarakhand, Hon ble Executive 
Chairman , Uttarakhand State ,Legal Services Authority , Nainital is pleased to appoint Sri Kuldeep Sharma, 
Civil Judge (Sr. Div .) as Secretary, District Legal Services Authority , Dehradun , on the post created vice G.O. No. 
396IXXXVI( 1)/ 2014-184/2001 T.C.I. , dated 24-02-2014, fromthe date when he assumecharge. 


By Order of the Hon ble Executive Chairman , 

Sd/ 
PRADEEP PANT , 
Member Secretary . 


-- 


-- 


कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं 0), हरिद्वार 

सूचना 

17 अक्टूबर, 2014 ई ० 
संख्या 1186 / पंचास्थानि / ना ० नि ०( उप निर्वा०)निर्वाचन - 2014 - राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून 
की अधिसूचना संख्या 2438 / रा 0 नि 0 आ0-3 / 1824 / 2014 , दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 के अनुपालन में , मैं , 
डी 0 सेंथिल पांडियन , जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्था ० नि ०), हरिद्वार एतद्वारा निर्देश देता हूँ 
कि जनपद हरिद्वार में स्थित नगर निगम, हरिद्वार के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 22 एवं नगर निगम रुड़की के 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 05 के रिक्त सभासद के पदों / स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नलिखित विवरणानुसार एवं 
विनिर्दिष्ट समय - सारणी के अनुसार कराये जायेंगे: 


नाम निर्देशन 


5 


6 


1 


नाम निर्देशन 

नाम निर्देशन 

निर्वाचन प्रतीक मतदान की तिथि मतगणना की तिथि 
पत्रों को प्राप्त पत्रों की जांच पत्रों की वापसी आतंटन की तिथि व समय 

व समय 
करने की तिथि की तिथि व की तिथि व 

व समय 
व समय समय 

समय 
2 3 

4 
30 अक्टूबर 2014 31 अक्टूबर 2014 03 नवम्बर 2014. 05 नवम्बर 2014 19 नवम्बर 2014 20 नवम्बर 2014 
(पूर्वान्ह 10.00 से (पूर्वान्ह 10.00 से ( पूर्वान्ह 10.00 से 

( अपरान्ह 03.00 से ( प्रात: 0800 से (प्रातः 0800 से कार्य 
अपरान्ह 5.00 बजे कार्य की समाप्ति अपरान्ह 02.00 कार्य की समाप्ति अपरान्ह 05.00 

की समाप्ति तक ) 
तक ) 

तक ) बजे तक ) 

तक ) 
नगर नगर निगम हरिद्वार एंव रूडकी के पद / स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण 
विवरण निम्नवत है: 
निकाय का नाम वार्ड संख्या व नाम 

आरक्षण की स्थिति 
1 - नगर निगम हरिद्वार 

22 - गोविन्दपुरी 

अनारक्षित 
2 - नगर निगम रूडकी 05 -पूर्वी दीनदयाल 

अनारक्षित 


बजे तक 


474 


उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर , 2014 ई० ( अग्रहायण 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी , जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निर्वाचन हेतु 
निर्धारित एवं निर्देशित है । 

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी एवं 
निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों / सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा एतदर्थ 
/ विनिर्दित स्थानों पर की जायेगी: 
निकाय का नाम पदनाम अध्यक्ष / सदस्य 

आवंटित कक्ष 


क.सं. 


1 


नगर निगम हरिद्वार 

सभासद 

नगर निगम हरिद्वार सभागार (मिटिग हाल ) 
नगर निगम रूडकी 

सभासद 

नगर निगम रूडकी सभागार (मिटिग हाल ) 
नगर निगम के सभासदों की मतगणना एतदर्थ निर्धारित स्थान पर होगी: 
नागर निकाय का नाम 

मतगणना स्थल 


क.सं. 


2 


नगर निगम हरिद्वार 

नगर निगम हरिद्वार सभागार (मिटिग हाल ) 
नगर निगम रूडकी 

नगर निगम रूडकी सभागार (मिटिग हाल ) 
नगर निगम हरिद्वार एंव रूडकी के निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी 
( असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर) उक्त कार्यक्रम का प्रचार - प्रसार अपनी निकाय से सम्बधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक 
रूप से करायेंगे तथा उसकी प्रतियां सम्बन्धित कार्यालयों तथा निकाय के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित करेंगे । 

उक्त समय - सारिणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी सम्बन्धित कार्यालय 
खुले रहेंगे । 


--- 


N 


डी ० सेंथिल पांडियन , 

जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), 

हरिद्वार । 


कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

14 अक्टूबर, 2014 ई ० 
पत्रांक 3149 / आयु० कर उत्तरा0 / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा 0 03 / 14-15 / देहरादून - ज्वाइण्ट कमिश्नर 
(कार्य ) वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, देहरादून के पत्र संख्या 2244 / ज्वा 0 कमि० ( कार्य ) वा 0 क ० दे० दून सम्भाग 
दे ० दून / विधि - अनु० / दिनांक 26-09-2014 द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना 
से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन ) से सम्बन्धित कुल 01 व्यापारी की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की 
जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध 
मानी जाय । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर , 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


475 


प्रेषक , 


ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य० ) वाणिज्य कर , 
देहरादून सम्भाग, देहरादून । 


सेवा में , 


आयुक्त कर , 
(विधि - अनु ० ) 

मुख्यालय, देहरादून । 
पत्रांक 2244 / ज्वा ० कमि ० ( कार्य ) वा ० कर दे० दून सम्माग दे ० दून / विधि - अनु० / दिनांक 26 सितम्बर, 2014 
महोदय , 

असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड -6, वाणिज्य कर, देहरादून के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म सर्वश्री अशोक 
एण्ड कं 0 कुडकावाला , डोईवाला, देहरादून , टिन 05013727077 के कार्यस्थल का सर्वेक्षण किये जाने में यह तथ्य 
प्रकाश में आया कि व्यापारिक स्थल पर किसी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां नहीं की रही हैं । कर निर्धारण 
अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का टिन निरस्त करते हुए सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है । 

अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी सर्वेक्षण रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में 
प्रेषित की जा रही है । 


अनिल सिंह, 
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य ) वाणिज्य कर, 

देहरादून सम्भाग, देहरादून । 


प्रेषक , 


असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, 
खण्ड -6, देहरादून । 


सेवा में , 


ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य०) वाणिज्य कर , 

देहरादून सम्भाग, देहरादून । 
पत्रांक 405 / असि ० कमि ० वा ० कर खण्ड-6, देदून / 2014-15 

दिनांक 19 सितम्बर , 2014 
महोदय , 

निवेदन है कि दिनांक 16-09-2014 वाणिज्य कर, अधिकारी, देहरादून द्वारा फर्म सर्वश्री अशोक एण्ड कं 0 , 
कुड़कावाला, डोईवाला, देहरादून के व्यापार स्थल का सर्वेक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वहां व्यापारिक 
स्थल पर कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं पायी गयी हैं । वाणिज्य कर , अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिर्पोट व 
पंजीयन निरस्तीकरण की संस्तुति के आधार पर पंजीयन निरस्त करते हुए पंजीयन पर जांच आख्या आपकी सेवा 
में सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है । TIN--05013727077 . 

ह 0 ( अस्पष्ट ) 
असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर , 

खण्ड -6, देहरादून । 


दिलीप जावलकर , 


आयुक्त कर , उत्तराखण्ड । 


476 


उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


(विधि - अनुभाग ) 

कार्यालय आदेश 

15 अक्टूबर , 2014 ई ० 
पत्रांक 3182 / आयु० कर उत्तरा0 / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा 0 / 14-15 / देहरादून - उत्तराखण्ड माल के 
स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली में अधिसूचना संख्या 908/2014/22( 110)/ xxvii (8)/2008/ दिनांक 
देहरादून 09 अक्टूबर , 2014 द्वारा जोड़े गये नियम 8 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार फार्म " जी ", जिसे क्रेता द्वारा 
विक्रेता से सत्यापित कराकर कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिनियम के अन्तर्गत देय कर 
के भुगतान का अस्थाई प्रमाण माना जा सकेगा, को संलग्न प्रारूप के अनुसार निर्धारित किया जाता है । 


घोषणा - पत्र ( प्रारूप जी ) 
{ उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर ( संशोधन ) नियम, 2014 का नियम 8 देखें } 

( कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष दो प्रतियों में दाखिल करें ) 
( कर निर्धारण वर्ष 2009-10 , 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिये लागू ) 

( प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये पृथक - पृथक जारी करें ) 


मैं / हम सर्वश्री 

-(क्रेता व्यापारी का पूर्ण नाम व पता) 
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रो में प्रवेश पर कर अधिनियम 2009 के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकरण 
संख्या 

प्रभावी तिथि 

-प्रमाणित करते है कि मेरे / हमारे 
द्वारा नॉन लेवी चीनी,जिसका विवरण निम्नवत है , सर्वश्री 
(विक्रेता व्यापारी का पूर्ण नाम व पता) उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम 
2009 के अधीन राज्य में पंजीकरण संख्या- -प्रभावी तिथि -से क्रय करने के उपरान्त 
स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, अनुप्रयोग या विक्रय हेतु लायी गयी है । इस प्रकार लायी गयी नॉन लेवी 
चीनी पर प्रवेश कर पूर्व में अदा किया जा चुका है । 
क्र.स. बिल सख्या बिल का नॉन लेवी चीनी की नॉन लेवी चीनी उद्ग्रहीत कर, यदि बिल 
का मात्रा(क्विंटल में ) 

का का मूल्य 

में में पृथक से दर्शाया 
दिनांक 

गया है 
01 02 

03 04 05 

06 
01 
02 

कुल कुल 

कुल 
दिनाक: 


अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


पूरा नाम 


प्रास्थिति 
(क्रेता) 


•- 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर , 2014 ई० ( अग्रहायण 08 , 1936 


शक सम्वत् ) 


477 


मैं / हम सर्वश्री 

-(विक्रेता व्यापारी का पूर्ण नाम व पता ) 
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम 2009 के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकरण 
संख्या प्रभावी तिथि सर्वश्री 

-(क्रेता व्यापारी का 
पूर्ण नाम व पता) द्वारा उपरोक्त की गयी उद्घोषणा को सत्यापित करता हूँ / करते है. एवं यह 
प्रमाणित करता हूँ / करते है कि उक्त वस्तुओं पर, 
( क ) मेरे द्वारा कर अदा किया जा चुका है या 
( ख) पूर्ववर्ती व्यौहारी द्वारा कर अदा किया जा चुका है । 
दिनांक : 

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


पूरा नाम 


प्रास्थिति 
(विक्रेता) 


दिलीप जावलकर , 


आयुक्त कर , उत्तराखण्ड । 


(विधि - अनुभाग ) 


समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर , 
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड । 


15 अक्टूबर, 2014 ई ० 
पत्रांक 3183 / आयु० कर उत्तरा 0 / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 14-15 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन 
वित्त अनुभाग -8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 908/2014/22 (110)/ xxvii(8)/2008/ दिनांक देहरादून 09 अक्टूबर, 
2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन ) 
नियमावली , 2014 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है 

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा -निर्देशानुसार 
आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें । 


- 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

09 अक्टूबर , 2014 ई ० 
संख्या 908/2014/22( 110 )/ XXVII( 8)/ 2008- श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों 
में प्रवेश पर कर अधिनियम , 2008 की धारा 16 के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , 1904 
( अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904 ) ( यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करके , उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली, 2009 में अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं 


उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


478 


[ भाग 1 - क 


1 . 


2 . 


उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) नियमावली, 2014 
संक्षिप्त नाम एवं 

(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर 
प्रारम्भ 

( संशोधन ) नियमावली , 2014 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
नियम 8 का जोड़ा " मूल नियमावली " के नियम 7 के बाद निम्नलिखित एक नया नियम 8 जोड़ दिया 
जाना 

जायेगा; अर्थात् 
( 8) कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से , इस नियमावली में किसी बात के होते हुए 
भी , यह प्राविधानित किया जाता है कि क्रेता द्वारा विक्रेता से सत्यापित कराकर फार्म जी 
(जिसे कमिश्नर द्वारा, शासन को सूचित करते हुए निर्धारित किया जा सकता है ) में 
घोषणा- पत्र, कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिनियम के अन्तर्गत 
देय कर के भुगतान का अथाई प्रमाण माना जा सकेगा; 

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा घोषणा-पत्र प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए 4 प्रतियों में 
बनाया जाएगा और कर निर्धारण प्राधिकारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । ऐसे 
घोषणा -पत्र की एक प्रति क्रेता द्वारा एक प्रति विक्रेता द्वारा रखी जाएगी । क्रेता का कर 
निर्धारण प्राधिकारी ऐसे घोषणा पत्र की एक प्रति अपने अभिलेख पर सुरक्षित रखेगा और 
दूसरी प्रति विक्रेता के कर निर्धारण प्राधिकारी को सत्यापन के लिए प्रेषित करेगा । यदि 
घोषणा - पत्र. की ऐसी प्रति सत्यापित हो जाती है तो प्रस्तुत किए गए घोषणा - पत्र को 
अधिनियम के अन्तर्गत देय कर का प्रमाण मान लिया जाएगा; 

प्रतिबन्ध यह और है कि इस नियम के प्राविधान केवल नॉन - लेवी चीनी के लिए 
कर निर्धारण वर्ष 2009-10 , 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए लागू होंगे । 


आज्ञा से , 


भास्करानन्द, 

सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of " The Constitution of India", the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 908/2014/22( 110 )/XXVII(8 ) 
2008 , dated October 09 , 2014 for general information . 


NOTIFICATION 


October 09, 2014 
No. 908/2014/22( 110 )/XXVII(8 )/2008 -- In exercise of the powers conferred by section 16 ofthe Uttarakhand 
Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 read with Section 21 of the Uttar Pradesh general clause Act, 
1904 ( Actno . 1 of 1904 ) (as applicable to the State of Uttarakhand ) with a view to further amend the Uttarakhand 
Tax on Entry ofGoods into LocalAreas Rules , 2009 as follows- 

THE UTTARAKHAND TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS (AMENDMENT) RULES, 2014 
Short title and 

1 . ( 1) These rules may be called the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local 
commencement 

Areas ( Amendment) Rules, 2014 . 

(2 ) They shall comeinto force with immediate effect. 
Addition of a new 2 . After rule 7 of the " PrincipalRules ", the following new rule 8 shall be added ; namely- 
Rule 8 

(8 ) With objective to remove difficulties , notwithstanding anything contained in 
these Rules , it is hereby provided that a declaration in form G (which may be 
prescribed by the Commissioner under intimation to the Govt.) submitted to the 
Assessing Authority by the purchaser after getting it verified from the seller,may 
be treated as provisionalproof of payment of tax due under the Act; 


... 


479 


शक सम्वत् ) 


भाग 1 -- क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 


Provided that such declaration is prepared separately for each assessment 
year in quadruplicate and submitted to the Assessing Authority in duplicate, One 
copy of such certificate shall be retained by the purchaser and one by the seller, 
The Assessing Authority of the purchaser shall preserve one copy of such certificate 
on the record and send the other copy to the Assessing Authority of the seller for 
verification . In case where the copy of such declaration is verified , the declaration 
submitted shall be treated as proof of payment of tax due under the Act; 

Provided further that the provisions of this rule shall be applicable for Non 
Levy Sugar and for the assessment years 2009-10 , 2010-11, 2011-12 and 2012 
13 only . 


By Order, 
BHASKARANAND , 

Secretary. 
दिलीप जावलकर, 


आयुक्त कर , उत्तराखण्ड । 


कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

(फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

15 अक्टूबर , 2014 ई ० 
पत्रांक 3177 / आयुगकर, उत्तरा0 / फार्म अनु0 / 2014-15 / आ o घो ० प० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे० दून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित 
कर नियमावली-2005 के नियम -30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , उत्तराखण्ड , 
निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 / फार्म -11 जिनके खो जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने 
अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक 
प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 


खोये / चोरी / नष्ट हुए 
फार्मो / स्टैम्प की 
सीरीज व क्रमांक 
U.K.VAT - M 2012 
2964852,2964859 


फार्म / स्टैम्प को 
अवैध घोषित किये 
जाने का कारण 
खोने के कारण 


खोने के कारण 


U.K.VAT - M2012 
0497209,0497212,3652108, 
4301964,4301967,4484385 

U.K.VAT - M2012 

4993440 


खोने के कारण 


खोने के कारण 


U.K.VAT - M 2012 
940096,940097,940100 


क्र ० 

खोये / चोरी / 
स ० व्यापारी का नाम व पता 

| नष्ट हुए फार्मों / 

स्टैम्प की संख्या 
1. | सर्वश्री कल्प इडण्स्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बहादराबाद, प्ररुप- XVI 
हरिद्वार । टिन -- 05005721085 

( 02 ) 
2. सर्वश्री विक्रान्त कैमीकल इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं 0 24 , प्ररुप- XVI 
सै0-1बी सिडकुल, हरिद्वार, टिन -05006551017 

(06 ) 
3. | सर्वश्री आशीष कुमार अजय कुमार, डोईवाला देहरादून । प्ररुप- XVI 
टिन -- 05001143946 

( 01 ) 
4. | सर्वश्री दि चान्दनी चौक कलेक्शन, 84 पल्टन बाजार , प्ररुप-XVI 
देहरादून । टिन -05007903197 

( 03 ) 
5. | सर्वश्री त्रिलोकपुर ट्रेडिंग कम्पनी, बाबूगंज देहरादून । प्ररुप- XVI 
टिन -05000653417 

( 01) 
6. सर्वश्री एशियन कलर सीट , टर्नर रोड़, देहरादून । 

प्ररुप-XVI 
टिन -05007291127 

( 03) 
7. | सर्वश्री विंडलास इंजीनियर्स एण्ड सर्विसेज प्रा ० लि . प्ररुप- XVI 
बालावाला , देहरादून । टिन -05007027384 

( 05 ) 
8. | सर्वश्री शक्ति भोग फूड्स लि 0, मोहब्बेवाला, देहरादून । प्ररुप- XVI 
टिन -- 05001212040 

(08 ) 
9. सर्वश्री माँ भगवती ट्रेडिंग कम्पनी, अपर्णा अपार्टमेन्ट , प्ररुप- XVI 
1 मालवीय रोड़, ऋषिकेश टिन-05008981352 

(02 ) 


U.K.VAT - M 2012 

2674983 


खोने के कारण 


खोने के कारण 


U.K.VAT - M2012 
1834482,1834483,1834484 


खोने के कारण 


U.K.VAT - M 2012 
5060710t05060714 


खोने के कारण 


U.K.VAT - M 2012 
2674641 to 2674648 


खोने के कारण 


U.K:VAT - M2012 
5390704,5390705 


पीयूष कुमार, 
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


480 


उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

30 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1189 / टी 0 आर0 / पंजी 0नि 0 / यूके 06 सीए -- 6499 / 2014 - वाहन संख्या यूके 06 सीए -6499 (ट्राली ) 
मॉडल 2014, चेसिस संख्या 14UK0601020 कार्यालय में श्रीमती हुसैनी बानो पत्नी श्री सुभान अली, निवासी ग्राम 
मसीत, त० गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 27-09-2014 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-09-2014 तक जमा है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के 
अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 
1988 की धारा -55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके 06 सीए -6499 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 14UK0601020 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

30 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1190 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी26-8623 / 2014 - वाहन संख्या यूपी26-8623 मॉडल 1990 , चेसिस 
संख्या 364052895102 तथा इंजन नं 0 692002935016 कार्यालय में श्री रहीस अहमद पुत्र श्री सफीक अहमद, निवासी 
ग्राम सिसयया , सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 27-09-2014 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-09-2014 तक जमा है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के 
अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी26-8623 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052895102 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

30 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1191 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूए03-3895 / 2014 - वाहन संख्या यूए03-3895 मॉडल 1993 , चेसिस 
संख्या 3440736701578 तथा इंजन नं 0 6920016701538 कार्यालय में श्री सुरेन्द्र गडिया पुत्र श्री आनन्द सिंह गडिया , 
निवासी इन्द्रा नगर, बिन्दुखत्ता लालकुंआ, नैनीताल के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 27-09-2014 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 


. 


481 


शक सम्वत्) 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08, 1936 


: 


--- 


पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-09-2014 तक जमा है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के 
अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 
1988 की धारा -55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूए03-3895 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 3440736701578 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

30 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1192 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूएसजेड-9332 / 2014 - वाहन संख्या यूएसजेड -9332 मॉडल 1982 , 
चेसिस संख्या 344073138494 तथा इंजन नं 0 692001145951 कार्यालय में श्री नवनीत कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर , 
निवासी रम्पुरा, सितारगंज , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 24-09-2014 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-09-2014 तक जमा है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के 
अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 
1988 की धारा-55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूएसजेड-9332 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344073138494 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


- 


. 


--- 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


-- 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल 

आदेश 


26 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1431 / लाइसेंस / नि 0 - निरस्ती0 / 2014- वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, अल्मोड़ा 
ने अपने पत्र संख्या -537 / स्टे 0 / प्र 0 / अल्मोड़ा / अक्षम चालक / 2014, दिनांक 20-09-2014 के माध्यम से श्री बिशन सिंह 
पुत्र श्री राम सिंह , निवासी - मनर्सा सुयालबाड़ी, जिला नैनीताल अनुज्ञप्ति संख्या - बी -4132 / के / 88 वाहन चालाने 
हेतु अक्षम घोषित होने के फलस्वरूप निरस्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है । जिसके क्रम में 
श्री बिशन सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी - मनर्सा सुयालबाड़ी, जिला नैनीताल इस कार्यालय में उपस्थित हुए और 
उन्होंने तथ्य को स्वीकारते , इस कार्यालय द्वारा जारी स्थायी चालन अनुज्ञप्ति संख्या - बी -4132 / के / 88 
ट्रान्सपोर्ट / पी 0 एस 0 वी 0 (बस ) गाड़ी हेतु (पर्वतीय मार्गों के पृष्ठांकन सहित ) जारी है तथा दिनांक 10-06-2005 
तक वैध था , के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया गया है । 


शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


482 


उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 08 , 1936 


-- 


अतः, वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, अल्मोड़ा के अनुरोघ एवं लाइसेंसधारक की 
प्रार्थना पर लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में , मैं , संदीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), 
हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -16 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संख्या - बी -4132 / के / 88 को तत्काल 
प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


संदीप वर्मा, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

(प्रशासन), हल्द्वानी । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई ०) 48 हिन्दी गजट / 698 – भाग 1 - क -2014 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


